सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 फाल्गुन 1944 ( श 0 ) 
( सं ० पटना 198 ) पटना , वृहस्पतिवार , 2 मार्च 2023 

बिहार विधान सभा सचिवालय 


निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


अधिसूचना 
21 फरवरी 2023 


सं ० नि ० को०- 01 / 2022-530 / वि ० स ० | बिहार विधान सभा सचिवालय ( भरती और सेवा शर्ते ) नियमावली , 
2018 के नियम 8 ( ख ) के अधीन अध्यक्ष , बिहार विधान सभा सुरक्षा प्रहरी के पदों पर भरती की पद्धति / पद्धतियाँ , 
पाठ्यक्रम , विषय , परीक्षा का आकार , अंक एवं परीक्षाओं के संचालन के विनियमन के संबंध में अधिसूचना 
संख्या - नि ० को०- 1 / 2022-2363 , दिनांक - 08.11.2022 द्वारा निर्गत बिहार विधान सभा सचिवालय ( सीधी भरती की 
पद्धतियाँ ) आदेश , 2022 ' के परिशिष्ट में निम्नांकित संशोधन करते है : 


1. परिशिष्ट के पद्धति / आकार / अंक के अन्तर्गत निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है : 
" सर्वप्रथम एक ( वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय ) परीक्षा ऑफलाइन / ओ ० एम ० आर ० ( OMR ) शीट के माध्यम से 
आयोजित होगी । " 

2. परिशिष्ट की कंडिका - 7 में परीक्षा शुल्क के अन्तर्गत निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है : 
" बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग , पिछड़ा वर्ग , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित 
वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटि / वर्ग के महिला / पुरूष हों , 
के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य – 675 / ( छ : सौ पचहत्तर ) रूपये तथा बिहार राज्य के मूल निवासी 
अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग / कोटि की महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड 
जेन्डर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 180 / - ( एक सौ अस्सी ) रूपये है । ” 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 
असीम कुमार , 
उप – सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 

17 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 

बिहार गजट ( असाधारण ) 198-571 + 25- डी ० टी ० पी ० 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


